610 


HARYANA GOVT. GAZ., MAY 24, 2005 (JYST. 3, 1927 SAKA ) 


[ PARTI 


राजरव विभाग 


युद्ध जागीर अधिसूचना 


दिनांक 10 मई, 2005 


क्रमांक 540- ज-2-2005 / 6898 ...~ श्री नेतराम पुत्र स्व० श्री गोपालिया निवासी गांव दौलताबाद, तहसील व जिला गुड़गावां की पूर्वी 
पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2( ए), (1 ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1448 - ज -1-79/ 33318 , 
दिनांक 25 सितम्बर ,1979 द्वारा 150/ - रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी । इसके पश्चात् सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 1789- ज-1-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 300/ - रुपये वार्षिक तथा अधिसूचना क्रमांक 2944 - ज- 2-93 / 
15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1000/ - रुपये वार्षिक तथा इसके पश्चात् अधिसूचना क्रमांक 1434- ज- 2-2002/ 9460 , 
दिनांक 12 जून , 2002 द्वारा 5,000/ - रुपये वार्षिक की दर से इस युद्ध पुरस्कार अनुदान में संशोधन किया गया था । 

2. अब श्री नेतराम की दिनांक 30 मई , 1998 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि 
उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते 
हुये इस जागीर को स्व ० नेतराम की पत्नी श्रीमती सरबन के नाम रबी 1999 से 1,000/ -रुपये तथा रबी 2002 से 5000/ -रुपये वार्षिक की 
संशोधित दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 

के ० एल ० गुलेरिया , 
चण्डीगढ़ : 

उप सचिव , हरियाणा सरकार , 
दिनांक 8 अप्रैल , 2005 

राजस्व विभाग 


, 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर अधिसूचना 


दिनांक 10 मई, 2005 


क्रमांक 663- ज -2-2005 /6902.--- श्री सिंघ राम पुत्र श्री रामदयाल निवासी जुड्डी, तहसील कोसली, जिला रेवाड़ी की पूर्वी पंजाब युद्ध 
पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए), (1 ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2097 - ज - 2-76/ 35441 , दिनांक 
22 नवम्बर,1976 द्वारा 150/- रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी । इसके पश्चात् सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 1789- ज-1-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300/- रुपये वार्षिक, अधिसूचना क्रमांक 2944- ज - 2-93/ 15918, दिनांक 
26 अगस्त, 1993 द्वारा 1000/- रुपये वार्षिक तथा इसके पश्चात् अधिसूचना क्रमांक 1434 - ज- 2-200219460, दिनांक 
12 जून , 2002 द्वारा 5,000/ - रुपये वार्षिक की दर से इस युद्ध पुरस्कार अनुदान में संशोधन किया गया था । 

2. अब श्री सिंघ राम की दिनांक 5 जनवरी, 2005 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुये इस जागीर को स्व ० सिंघ राम की पत्नी श्रीमती हरदेई के नाम रबी 2005 से 5000/-रुपये वार्षिक की संशोधित दर से 
सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


चण्डीगढ़ : 
दिनांक 20 अप्रैल, 2005 


के ० एल० गुलेरिया , 
उप सचिव , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग 


STATE ELECTION COMMISSION 


S.C.O. NO . 16-17 , SECTOR 20 - D , CHANDIGARH 


CORRIGENDUM 


The 12th May, 2005 


No. SEC/ E -III/SA/ 2005/ 4035.-~-In continuation of the State Election Commission s notification number 


PART 1) 


HARYANA GOVT . GAZ .. MAY 24, 2005 (JYST. 3, 1927 SAKA) 


611 


mentioned below in Column 1 of dated 22nd April, 2005 the following enteries may be read as given below : -- 


.Ward No. . . 


Read as . 


Notification... Name of 
No. 

District 


In place of 


Sr. No. 

in the 
notification 


Gran 
Panchayat 


Block 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


2 


Bairan 


3 


SEC / E - IIV 
2005/2989 


Bhiwani 
Behal 


Krishana Deviwlo 
Sh. Hari Singh 


Lichma Deviwlo 
Sh . Ishwar 


Bhiwani 


2 


Bairan 


4 


SEC/ E -III/ 
200.5 /2989 


Rajesh Kumar s/ o . 
Sh. Sher Singh 


Prem Kumar s/ o 
Sh. Prabhu Ram 


Behal 


16 . 


Sidhanwa 


10 


Om Parkash s / o 


SEC/ E- III/ 
2005/2989 


Bhiwani/ 
Behal 


Hoshiar s/ o 
Sh .Ram Sarup 


Sh . Manphul 


Bhiwani 


- Bidhnoi 


Sajjana w/ o 


, SEC/ E- III/ 

2005/2989 


Sajjana wlo 
Sh . Partap Singh 


Behal 


Sh . Jagdish 


12 


Ranila 


15 


SEC/ E - III / 
2005/2997 


Bhiwani/ 
Bond Kalan 


Naveen s/ o 
Sh. Rajinder 


Dayanand s/ o 
Sh. Jag Ram 


5 


Barwas 


SEC/ E- III / 
2005/3009 


Bhiwani/ 
Loharu 


Sarpanch Santosh w / o 

Sh. Surat Singh 


Sarman wo 
Sh . Sardara 


4 


P.S.Siwan 


14 


SEC/ E - III/ 
2005/2773 


Kaithal 
Siwan 


Surender Singh slo 
Sh. Kartar Singh 


Surender Singh slo 
Sh . Gopal 


Chandigarh : 
The 11th May, 2005 


CHANDER SINGH , 
State Election Commissioner, Haryana . 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन तथा मार्ग शाखा), 

वृत्त 

हिसार 


. 


दिनांक 12 अप्रैल, 2005 


क्रमांक 28HA/63-2350/ Hansi.- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल यह अनुभव करते हैं कि भूमि सरकार द्वारा, सार्वजनिक खर्च पर , 
किसी सार्वजनिक प्रयोजन नामतः बाबत दी कन्सट्रैक्टींग निर्माण स्कीम नारनौंद से थुराना ( सैक्शन नारनौंद से माजरा रोड जिला हिसार करने के 
लिए अपेक्षित है, एतदद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचेविशिष्ट विवरण में वर्णित भूमि उपरोन्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 


. 


- 


यह घोषणा, 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के उपबन्ध के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाती है, जो इनके 
सम्बन्धित हो सकते हैं । 


1. पूर्वोक्त धारा द्वारा उपरोक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस समय , इस कार्य में लगे हुए अधिकारियों को 
अपने कर्मचारियों व कर्मकारों सहित उक्त परिक्षेत्र में किसी भी आक्षेप भूमि में प्रवेश करके निरीक्षण व उपरोक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी 
काम करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं । 


. 


61.2 


HARYANA GOVT. GAZ. , MAY - 24, 2005 ( JYST. 3 , 1927 SAKA ) 


[ PART I 


कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उपरोक्त परिक्षेत्र में किसी भूमि अर्जन करने पर कोई आक्षेप हो , इस अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिनों 
के भीतर में अपनी आक्षेप लिखित रूप में भूमि अर्जन समाहर्ता, पी० डब्ल्यू ० डी ० ( बी ० एण्ड आर०) अम्बाला छावनी के समक्ष दायर कर सकता है । 


-- 


विशिष्टियां 


जिला. 


-तहसील 


क्षेत्रफल ( एकड़ में ) 


रेक्टेंगल/किला नं ० 


.परिक्षेत्र/ गांव.... 

ह ० ब ०. नं ०... 


. :: 21 


- : 23 . 


4 


5 


2 


"हिसार 


नारनौंद 


1. आर ० डी०0 से 1981 गांव नारनौंद 138 22 , 23 


नारनौंद 91 
( जारी) 


1981x3.28( 40-16-1/ 2 ) 

4840x9 


159 2 , 3 , 9 , 13/1 , 13/2 , 18/1, 

18/2, 23/1 , 23/2 


= 3.51 एकड़ . 184 2/1 , 2/2, 3/1 , 3/2, 8, 9, 

11, 12, 13 , 19.20 , 21, 22 


. 


183 16, 25 


2. आर० डी ० 1981 से 2182 

गांव नारनौंद 


201 1,10 / 1 , 10/2 , 11/1 


202x3.28x40 


4840x9 


202 5 , 6, 14, 15, 16, 17 , 24 , 

25 


%3D0.61 एकड़ 


. 


: 


224 4 , 5 , 6, 7 , 14 , 15 , 16, 17 , 

23 , 24, 25 


.. 


3. आर० डी०2182 से 2886 

गांव नारनौंद 


238 3,4,7,8, 13, 14, 17, 18, 

23, 24 


704x3.28 ( 40-16-1/ 2 ) 
4840x9 

21.25 एकड़ 


256 2 , 3, 4/1 , 4 / 2,7,8,9,12, 

13, 19/1, 19/2; 20 , 21 , 22 


275 1 , 10 , 11/1 , 11/2, 20 , 21 


4. आर ० डी०2886 से 3127 

गांव नारनौंद 


276 5,6, 15, 16, 25 


241x3.28x40 


4840x9 


282 5,6, 15 , 16, 25 


30.73 एकड़ 


283 1, 10, 11 , 20 , 21 , 22 , 23 


5. आरं ० डी०3127 से 3248 

गांव नारनौंद 


301 1 , 2 , 3, 8 , 9, 12 , 13/1 , 

13/2, 18, 19 , 22, 23 . 


121x3.28( 40-16-1 / 2 ) 

4840x9 


305 2, 3, 8, 9 , 12, 19 ; 22 


311 1,10 


= 0.22 एकड़ 


312 15, 16, 17 , 24 


313 3,4,7 


6. आर ० डी ०3248 से 3709 

गांव नारनौंद 


461x3.28x12 

4840x9 


. 


= 0.42 एकड़ 


PART I ]] 


HARYANA GOVT. GAZ .. MAY 24, 2005.(JYST . 3, 1927 SAKA) 


613 


...... 
3 . 


2 


4 


5 


हिसार 


नारनौंद. 


7. आर० डी ० 3709 से 3940 


नारनौंद 91 
( समाप्त 


231x3.28x20 


4840x9 

30.35 एकड़ 


. 


जोड़ %D7.09 एकड़ 


हिसार. 


नारनौंद 


माजरा 14 


8. आर० डी ० 3248 से 3709 

461x3.28X11 


67.2, 9, 11, 12, 20/1, 20/2, 

21 
88 5 ; 6, 14, 15, 17, 18, 23 


4840x9 


30.38 एकड़ 


89 


1 


9. आर ० डी०3709 से 3940 


90.3, 8 , 9 , 11 , 12 , 13,.20 

11, 20, 19, 22, 18, 23, 
" 24, 25,28 , 


91 


, 


माजरा 
231x3.29x20 


92 


1-2 / 1 , 2/ 2,3,8, 7 , 14, 6 , 


4840x9 


15 


20.35 एकड़ 


86 


21,22 


. 


85 


11, 12, 18, 17 , 16 , 25 , 
24 , 23, 19 , 20 


84 


10.आर ० डी ० 3940 से 4098 

158x3: 28.x.400 


13-7, 14, 15/1 , 15/2 


108 4 


4840x9 


Khasra No. 164 


30.48 एकड़ 


11.आर० डी ० 4098 से 4240 
142x3.28x20 

4840x9 


20.22 एकड़ 


12.आर० डी ० 4250 से 5460 
1220x3.28140-33) 

4840x9 


30.65 एकड़ 


हिसार 


नारनौंद 


पेटचाड 92 


जोड़ = 2.08 एकड़ 
13.आर० डी ० 4098 से 4240 

142x3.28x20 


75 


25 


76 


19, 20.21 


4840x9 


= 0.22 एकड़ 


कुल 

जोड़ 


7.09 + 2.08 + 0.22 + 9.39 एकड़ 


( हस्ता.)..., 

अधीक्षक अभियन्ता, 
हिसार परिमण्डल , लोक निर्माण विभाग, ( भवन व मार्ग शाखा) 


हिसार । 


614 


HARYANA GOVT. GAZ., MAY 24 , 2005 (JYST . 3, 1927 SAKA ) 


[PART 1 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(BUILDING AND ROADS BRANCH ), HISAR CIRCLE 

The 12th April , 2005 
No. 28HA /63-2350 /Hansi. — Whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land is likely to be 
required to be taken by Government at public expenses, for a public purpose, namely, constg . of road from Village 
Namnaund to Thurana ( Section Narnaund to Majra ) road in Hisar District 

It is hereby notified that the land in locality perscribed below is likely to be acquired for the above purpose . 
This notification is made under the provisions of Section 4 of Land Acquisition Act, 1894 , to all whom it may 


concern . 


In exercise of the powers conferred of the aforesaid section , the Governor of Haryana is pleased to authorise the 
officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen , to enter upon the survey and 
land in the locality and to do all other acts required or permitted by that section . 

Any person interested who have any objection to the acquisition of any land in the locality may within 
30 days of the publication of this notification , file an objection in writing before the Land Acquisition 
Collector, Haryana P. W.D., (B & R Branch ), Ambala Cantt. 

Specifications 


District 


Tehsil 


Locality / Village 
Hadbast No. 


Rectangle /Khasra No. 


Area in 
Acres 


1 


2 


3 


4 


S 


Hisar 


Narnaund 


Narnaund 91 


(Contd .) 


1. R.D.0 to 1981 Village Narnaund 138 22,23 
1981x3.28 (40-16-1/2 ) 

159 

2,3,9, 13/1 , 13/2 , 18/1, 
4840 x 9 

18/2, 23/1, 23/2 
= 3.51Acres 184 2/1 , 2/2 , 3/1 , 3/2 , 8 , 9 , 

11, 12, 13, 19,20,21,22 


183 


16,25 


2. R.D. 1981 to 2182 M 

Village Narnaund 


201 


1 , 10/1, 10/2 , 11/1 


202 x3:28x40 
4840x9 


2025, 6 , 14 , 15 , 16 , 17 , 24 , 

25 


= 0.61 Acres 


224 4 , 5 , 6 , 7 , 14 , 15 , 16 , 17 , 

23 , 24 , 25 


3. R. D.2182 to 2886 M 

Village Narnaund 


238 3 , 4 , 7 , 8 , 13 , 14 , 17 , 18 , 

23,24 


704 x 3.28 (40-16-1 /2 ) 
4840 x 9 

= 1.25 Acres 


256 2 , 3 , 4/1, 4/2 , 7 , 8 , 9 , 12 , 

13 , 19/1, 19/2 , 20 , 21, 22 


275 


4. R.D. 2886 to 3127 M 

Village Namaund 


1, 10 , 11/1, 11/2,20,21 


241 x3.28 x 40 
4840 x 9 


276 5,6 , 15 , 16 , 25 
282 5,6 , 15 , 16 , 25 


283 


1,10,11,20,21,22,23 


301 


-0.73 Acres 
5. R.D.3127 to 3248 M 

Village Narnaund 
121 x 3.28(40-16-1/2 ) 

4840 x 9 


1 , 2 , 3 , 8 , 9 , 12 , 13/1 , 
13/2 , 18 , 19 , 22 , 23 - 


> 


305 2,3,8,9,12,19,22. 


311 


1,10 


= 0.22 Acre 


312 


15,16,17,24 


PART 1] 


HARYANA GOVT. GAZ., MAY 24, 2005 ( JYST.- 3, 1927 SAKA) 


615 


1 


2 


3 


4 


5 


Hisar 


Narnaund 


313 


3,4,7 


Narnaund 91 
( Còncld .) 


6. R. D. 3248 to 3709 M 

Village Narnaund 
461x3.28 x 12 
4840x9 

= 1.42 Acre 


7. RD. 3709 to 3940 


231 x 3.28 x 20 
4840x9 

-0.35 Acre 
Net Total 7.09 Acres 


Hisar 


Narnaund 


Majra 104 


8. R. D. 3248 to 3709 


461 x3.28 x11 
4840 x 9. 

= 0.38 Acre 


9. R. D.3709 to 3940 M 120 

Majra 
231 x3.28 x 20 
4840x9 

-0.35 Acre 


67 2 , 9 , 11 , 12 , 20/1 , 20/2 , 

21 
88 .. 5,6 , 14 , 15 , 17, 18 , 23 
89 1 ; 
90 3,8,9, 11, 12 , 13 , 20 
91 11, 20 , 19 , 22 , 18 , 23, 

24 , 25, 28 
92.1-2 / 1 , 2/2 , 3 , 8 , 7 , 14 , 6 , 

15 
86 21,22 
85 11 , 12 , 18 , 17, 16 , 25, 

24,23, 19,20 
84 13-7 , 14 ; 15/1, 15/2 
108 4 


- 


10. RD: 3940 to 4098 M 
158 x3.29 x 40 
4840 x9 

= 0.48 Acre 


Khasra No. 164 


11. R.D.4098 to 4240 M 

142 x 3.28 x 20 
4840 x 9 

-0.22 Acre 


12. R.D. 4240 to 5460M 

1220 x 3.28 (40-33) 
4840 x9 

= 0.65 Acre 


Village Majra Total = 2.08 Acre 


Hisar 


Narnaund 


Petwar 92 


75 


25 


13. R. D. 4098 to 4240 M 

142 x 3.28 x 20 
4840 x 9 

= 0.22 Acre 


76 


19,20,21 


Grand Total = 7.09 + 2.08 +0.22 = 9.39 Acres 


. 


( Sd .) ..., 

Superintending Engineer, 
Hisar Circle, P.W.D. (Building and Road Branch ),Hisar, 


